सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 153 राँची, सोमवार, 


25 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
7 जनवरी , 2018 


संख्या - खा मा तौ स्था०-02/ 2017 - 3034,-- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , वाणिज्य 
एवं उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 के लिए निरुपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना 
के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बनी नियमावलियों में 
Central Inspectionframework (CIF) हेतु निरीक्षण की व्यवस्था के पुनस्थापन/ पुनर्विचार के प्रयोजनार्थ 
निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार किया 
जाता है : 


( 1 ) 


उच्च जोखिम के कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठानः 
( क ) वैसे कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें तौल सेतु ( Weigh Bridge ) 

माप तौल उपकरण लगा हो तथा जिसका सत्यापन/ पुनर्सत्यापन -मुहरांकन का निर्धारित 

त्रैमास बीत गया हो । 
( ख ) वैसे कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान जहाँ पेट्रोल पम्प लगा हो तथा 

जिसका सत्यापन/पुर्नसत्यापन-मुहरांकन का निर्धारित त्रैमास बीत गया हो । 


2 


( 2 ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 25 फरवरी , 2019 
( ग ) माप तौल उपकरणों के निर्माता का कारखाना/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान । 
मध्यम जोखिम के कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान/प्रतिष्ठानः 
( क ) वैसे कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान / प्रतिष्ठान जिसमें माप तौल उपकरणों का 

सत्यापन/ पुनर्सत्यापन- मुहरांकन निर्धारित त्रैमास मे नियत हो । 

माप तौल उपकरणों के मरमतिकर्ता का कारखाना/ प्रतिष्ठान । 
निम्न जोखिम के कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान / प्रतिष्ठानः 
( क ) वैसे कारखाने/ औद्योगिक स्थापना/ दुकान /प्रतिष्ठान जिसके माप तौल उपकरणों का 

सत्यापन/ पुनर्सत्यापन -मुहरांकन निर्धारित त्रैमास मे हो गया हो । 
( ख ) माप तौल उपकरणों के विक्रेता का दुकान/ प्रतिष्ठान 


( 3 ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार राय , 


सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 153 -- 100 


